निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 भाद्र 1932 ( श ) 
( सं0 पटना 655 ) पटना , सोमवार , 6 सितम्बर 2010 


सं0 18 / मिस - 40010 / 08 - 42 
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

___ 31 मार्च 2010 
विषयः - बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की विभिन्न सेवाओं / संवर्गों / पदों आदि में प्रोन्नति के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक 

सुधार विभाग, बिहार सरकार का संकल्प संख्या 11 / वि0 - 4 का0 नि0 छु0 - 03 / 01 का0 - 2129, दिनांक 
19 जून 2007 को अंगीकृत करने के संबंध में । 

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की 533वीं बैठक में संकल्प संख्या 8503 , दिनांक 20 मार्च 2010 द्वारा लिए गये 
निर्णय के आलोक में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की विभिन्न सेवाओं / संवर्गों / पदों में प्रोन्नति के लिए कार्मिक एवं 
प्रशासनिक सुधार विभाग , बिहार सरकार का संकल्प संख्या 11 / वि0 - 4 का निछु0 - 03 / 01 का0 - 2129 , दिनांक 
19 जून 2007 तत्क्षण प्रभाव से अंगीकृत किया जाता है । 

2. बोर्ड के अभियंताओं / पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विभिन्न पदों पर प्रोन्नति हेतु पूर्व में निर्धारित 
कालावधि सम्बन्धी आदेश को उक्त संकल्प में वर्णित अंश तक संशोधित समझा जाय । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ 
प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के आदेश से, 

ए0 के0 मल्लिक , 

सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 655 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic . in 


